निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र 1936 ( AO ) 
( संo पटना 766 ) पटना, वृहस्पतिवार, 18 सितम्बर 2014 


सं0 07 - सू० प्रा० - 190 / 2011 - 1187 

सूचना प्रावैधिकी विभाग 


संकल्प 

16 सितम्बर 2014 
विषय: राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों / पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह " ग " के 

कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मियों 
के भुगतेय परीक्षा शुल्क ₹ 1 , 124/ - (एक हजार एक सौ चौबीस) मात्र की अग्रिम राशि की 
प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान के संबंध में । 
[ Reg .- Advance of ₹ 1 , 124. 00 ( One thousand one hundred twenty 
four ) only for the without course on computers concepts 
examination for Secretariat Assistant/ Inspector cadre and Grade 
C Employee under the State Government. ) 

सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या - 1609 दिनांक 14.05. 2011 द्वारा बिहार 
सरकारी सेवक ( सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 अधिसूचित किये जाने के आलोक में सूचना 
प्रावैधिकी विभाग द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक - 1285 दिनांक 08. 11. 2011 की कंडिका - 3 (i) में निहित प्रावधान के 
अनुसार राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों / पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह " ग " के कर्मियों को 
कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु परीक्षा शुल्क एवं कोर्स फीस के रूप में कुल राशि ₹ 5 ,170/ - (पाँच 
हजार एक सौ सत्तर) मात्र निर्धारित था , जिसका वहन निबंधन के समय सरकारी कर्मियों को स्वयं अपने संसाधन से 
करना है , परन्तु आवश्यक प्रमाणकों को समर्पित किये जाने के पश्चात् उसकी प्रतिपूर्ति राजकोष से की जायेगी । 

उक्त के क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 59 दिनांक 11.01 . 2013 के द्वारा प्रशिक्षण शुल्क हेतु निर्धारित 
राशि कुल ₹ 5 , 262/ - (पाँच हजार दो सौ बासठ ) मात्र अग्रिम के रूप में भुगतान करने संबंधी स्वीकृति प्रदान की 
गई है । 

विभागीय संकल्प संख्या - 1285 दिनांक 08. 11. 2011 के निर्गत किये जाने के समय यह परिकल्पना नहीं की 
गई थी कि राज्य सरकार में वैसे भी सक्षम कर्मी मौजूद जो बगैर प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए Course on Computer 
Concepts की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर सकते हैं । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 सितम्बर 2014 
NIELIT के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षा में वैसे कर्मी भी सम्मिलित और उत्तीर्ण हुए । जिन्होंने 
प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है । इसके लिये NIELIT ने परीक्षा शुल्क के रूप में कुल ₹ 1 , 124/ - (एक हजार एक 
सौ चौबीस ) मात्र निर्धारित किया है । 

2. उक्त परीक्षा हेतु अग्रिम के रूप में प्राप्त शूल्क ₹ 1 ,124/ - (एक हजार एक सौ चौबीस ) मात्र की 
प्राप्ति के पश्चात् यदि कर्मियों के द्वारा दो बार के प्रयास में परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल नहीं की जाती है तो उनके द्वारा 
अग्रिम स्वरूप प्राप्त राशि एकमुश्त वापस करनी होगी । 

___ 3. उक्त अग्रिम की निकासी संबंधित विभाग अपने गैर योजना मद अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण मद शीर्ष से 
की जायेगी । 

4. राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों / पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग " के कर्मियों को 
कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मियों के भुगतेय परीक्षा शुल्क 
₹ 1 , 124/- (एक हजार एक सौ चौबीस ) मात्र की प्रतिपूत्ति भूतलक्षी प्रभाव से ( यानि जब से इस प्रक्रिया के अन्तर्गत 
परीक्षा का आयोजन प्रारम्भ हुआ है ) की जायेगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय और इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त / जिलाधिकारी / 

अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय । 
नोट: - राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों / पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह " ग " के कर्मियों 

को कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मियों के भुगतेय 
परीक्षा शुल्क ₹ 1 , 124/- ( एक हजार एक सौ चौबीस ) मात्र की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 
भुगतान के संकल्प को इन्टरनेट पर बेवसाईट http: // gov. bih. nic .in एवं 
www. biharonline. gov.in के माध्यम से डाउन लोड किया जा सकता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जे० आर० के० राव , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 766 - 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


